रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


LAD 


SORI 


-: 


MYE 


ETS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , दिसम्बर 7 , 2019 / अग्रहायण 16 , 1941 
NEW DELHI , SATURDAY , DECENVER 7 , 2019/ AGRAHAYANA 16, 1941 


सं . 3939 ] 
No. 3939 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 6 दिसम्बर , 2019 
का . आ . 4384( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 4118(अ) दिनांक 21. 08 .18, का . आ . 5100( अ ) 
दिनांक 01 .10.18 , का . आ . 526 ( अ) दिनांक 28. 01 .19, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखंड 
(ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर जिले में NH-148N के कि . मी . 236 से कि . मी . 
304.4 ( अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चोड़ाकरने/ चार लेन का 
बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का . आ . 4118( अ ) दिनांक 21. 08.18 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की 
उपधारा (3) के अधीन तारीख 08 . 09 .18 को दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और उक्त अधिसूचना का . आ . 5100 ( अ) दिनांक 01. 10.18 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की 
उपधारा (3) के अधीन तारीख 13.10. 18 को दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और उक्त अधिसूचना का . आ. 526 ( अ) दिनांक 28.01. 19 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा 
(3) के अधीन तारीख 09. 03.19 को दैनिक भास्कर और दैनिक नवज्योति दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


6298 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की 
धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर जिले में NH-148N के कि . मी . 236 से कि . मी . 304.4 ( अतिरिक्त जिला कलक्टर 

___ सवाईमाधोपुर ) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम: राजस्थान 

जिले का नाम: सवाईमाधोपुर 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल || भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 
| 2 3 4 5 
तालुक का नाम: सवाईमाधोपुर 
गांव का नाम: खिजुरी 

गोपाल रामचरण पुत्र रामफुल गुजर हि . 
1/ 2 राहिन बडोदा राज. ग्रा . बैक शाखा 

खिजुरी मुर्त.सोभागदेवी पत्नि रामलाल 
1638/ 2645 निजी चाही 4 0 .0156 जाट हि.1/2 राहिन आई. डी. बी .आई.बैक 

शाखा खिजुरी मुर्त . सा . देह खातेदार 
ना . न .764 


राजस्थान सरकार 


2 


1788 


सरकारी 


गै मु नहर 


ग म नहर 


0.0584 


0 .0584 


रसालसिंह चन्द्रभानसिंह पि . राधोसिंह 
राहिन आई डी . बी . आई 


11790 


निजी 


तालाबी 


0. 2527 


गांव का नाम: मुई 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


श्योजीराम हरिकेश मुकेश सुरेश पिता 
मथुरालाल तुलशा बेंवा मथुरालाल बाबूडी 
पुत्री मथुरालाल हि. ब. सम्पति पत्नी 
रामकेश आरती ज्योति ना . बा . पिता 
रामकेश संरक्षण माता खुद सम्पति 


||निजी 


बारानी 2 


0 . 1541 


रामनिवास जमनालाल लक्ष्मीनारायण 
पि . गोपी मीना सा . देह खातेदार 


LO 


1219/ 2728 


निजी 


बारानी3 


0 .0792 


मोहनलाल वल्द मूलचन्द दत्तक पुत्र श्री 
रामकिशन नि . सेलू हि . 35 /125 
बिलारहन रामजीलाल पुत्र प्रहलाद हि . 
90 /125 राहिन बडोदा राज. ग्रा .बैक 
शाखा कुश्तला मुर्त . कोम मीणा सा . देह 
खातेदार ना .न.744 


659 


निजी 


बारानी 2 


0 . 1471 


हुकमा पुत्र प्रहलाद हि.1/3 राहिन बडोदा 
राज. ग्रा . बैक शाखा कुश्तला मुर्त. कन्हैया 
रामजीलाल पि .प्रहलाद हि .2/ 3 जाति 
मीना सा . देह खातेदार ना . न.885, 886 


59/ 2714 


निजी 


बारानी 2 


0 . 2601 


राजाराम रामराज बाबुलाल पुत्र 
चतरूलाल राजबाई शांति पुत्रियां 
चतरूलाल हि . बा . जाति मीना बैंक रहन 


निजी 


बारानी2 


1076 


राजस्थान सरकार 


162 


सरकारी 


| गै मु सडक 


||0. 8721 


राजाराम रामराज बाबुलाल पुत्र 
चतरूलाल राजबाई शांति पुत्रियां 
चतरूलाल हि . बा . जाति मीना बैंक रहन 


10 


|| 7 


| निजी 


बारानी2 


0 .0416 


राजस्थान सरकार 


सरकारीगै मु सडक 

कुल 


0.0052 
1. 9937 


कुल 


[ फा . सं . NHAI/PIU -SWM/BM/ DVE- RAJ/ 2018/LA/3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th December, 2019 
S . O . 4384 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, S .O . 4118 ( E ) dated 21 .08 . 18 , S . O . 5100 ( E ) dated 01. 10 . 18 , S .O . 526 ( E ) dated 28 .01 . 19 , published in the 
Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section ( ii ) issued under sub -section ( 1) of section 3A of the 
National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its 
intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building ( widening/ four 
laning, etc .), maintenance, management and operation of NH -148N on the stretch of land from Km 236 to Km 304 .4 
(Additional District Magistrate Sawai Madhopur ) in the district of Sawai Madhopur in the state of Rajasthan 

And whereas the substance of the said notification S .O . 4118 ( E ) dated 21.08 . 18 has been published in Dainik 
Bhaskar and Rajasthan Patrika both dated 08 .09 . 18 ; under sub - section (3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas the substance of the said notification S .O . 5100 ( E ) dated 01 . 10 . 18 has been published in Dainik 
Bhaskar and Rajasthan Patrika both dated 13 . 10 . 18 ; under sub - section (3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas the substance of the said notification S . O . 526 ( E ) dated 28 .01. 19 has been published in Dainik 
Bhaskar and Dainik Navjyoti both dated 09.03. 19 ; under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority; 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the NH - 148N on the stretch 
of land from Km 236 to Km 304.4 (Additional District Magistrate Sawai Madhopur) in the district of Sawai 

Madhopur in the state of Rajasthan 


State: RAJASTHAN 


District : SAWAIMADHOPUR 


Sr. 


Type of Land ||Nature of Land 


Area in 


Survey 
Number 


No . 


Hectare 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No 

6 


2 


3 


Taluk : Sawai Madhopur 
Viilage: Kheejuri 


1638/ 2645 


Private 


chahi 4 


0 .0156 


Gopal Ram Charan s/ o Ramful Gujar 
Hissa 1 /2 Rahin Badoda Raj. g .bank 
branch Khizuri Murt. Sobhagadevi W / o 
Ramlal Jat hissa . 1 / 2 Rahin I. D . B . I. 
Bank branch Khijuri, Murt sa deh 
khatedar Na. N 764 


1788 


Government 


Ge.Mu.nahar 


10. 0584 


Rajasthan Govt 


3 


1790 


Private 


Private 


talabi 


|0.2527 


Rasalsingh chandrabhansingh P . Radho 
Singh Rahin IDBI 


Viilage: Mui 


4 


1 


Private 


Private 


Barani 

2 


0 


. 1541 


Shyoji ram Harkesh Mukesh Suresh s/ o 


Shyoji ram Harkes 


[ 911 II - 005 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Mathura lal Tulsa Bewa Mathuralal 
Bubudi D / o Mathuralal Hi - Brabar 
Sampati W /o Ramkesh Aarti Jyoti 
Nabalig D / o Ramkesh Sanrakshak Mata 
Khud SAMPATI 


219 /2728 


Private 


Barani 3 


0 .0792 


Ramnivas Jamnalal Lakshminarayan P . 
Gopi Meena Sa . Deh Khatedar 
Mohanlal Vald Moolchand datak S / o 
Shri Ramkishan N . Selu He. 35 / 125 
Bilarahan Ramjilal S /o Prahlada HI 
90 /125 rahin baroda rajasthan gram bank 
shakha kushtala murtiKom Meena Sa.de 
Khatedar No . 744 


||59 


|| 59 


Private 


Barani 2 


0 . 1471 


59/ 2714 


Private 


Barani 2 


0 . 2601 


Hukma S /o Prahlad He. 1/ 3 Rahin 
Badoda Raj.G . B . B Branch Branch 
Kushtala Murt.Kanhaiya Ramjilal P . 
Prahlada He. 2 / 3 Jaati Meena Sa.Dhe 
Khatedar No. 885 ,886 


Private 


Barani 2 


0 . 1076 


Government 


||Ge.Mu. Sadak ||0 .8721 


Rajaram Ramraj Babu s/o Chatru lal Raj 
bai Shanti D /O Chatrulal Hi-Brabar jaati 
Meena Bank Rahan 
Rajasthan Govt 
Rajaram Ramraj Babu s/o Chatru lal Raj 
bai Shanti D /O Chatrulal Hi- Brabar jaati 
Meena Bank Rahan 


Private 


Barani 2 


||0 .0416 


118 


Government 


GE .MU . Sadak 


0 . 0052 


Rajasthan Govt 


TOTAL 


1.9937 


[ F. No. NHAI/ PIU-SWM/BM / DVE- RAJ/2018/ LA/3D] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


MANOJ 
KUMAR 
VERMA 


Digitally signed 
byMANOJ 
KUMAR VERMA 
Date: 2019 .12.12 
19:10:43 + 05:30 


